निबंधन संख्या पी0टी0 - 40 


सत्यमेव जयते 


बिहार गजट 


असाधारण अंक 
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 


( संo पटना 257 ) 


16 फाल्गुन 1935 ( AO ) 
पटना , शुक्रवार , 7 मार्च 2014 


वित्त विभाग 


अधिसूचनाएं 

5 मार्च 2014 
1 . संख्या- को0प्र0 / स्था0 - 22 / 2012 -2142 – श्री चन्द्रगुप्त प्रसाद यादव (बिहार लेखा सेवा), राष्ट्रीय 
बचत कार्यपालक पदाधिकारी, औरंगाबाद को अगले आदेश तक जिला भविष्य निधि पदाधिकारी, औरंगाबाद 
के पद पर पदस्थापित किया जाता है । श्री यादव राष्ट्रीय बचत कार्यपालक पदाधिकारी, औरंगाबाद के 
भी अतिरिक्त प्रभार में रहेंगे । 

2 . संख्या- को0प्र0 / स्था0 - 22 / 2012- 2143 — श्री अनिल कुमार सिंह (बिहार लेखा सेवा), राष्ट्रीय 
बचत कार्यपालक पदाधिकारी , नालंदा को अगले आदेश तक जिला भविष्य निधि पदाधिकारी , नालंदा के 
पद पर पदस्थापित किया जाता है । श्री सिंह राष्ट्रीय बचत कार्यपालक पदाधिकारी, नालंदा के भी 
अतिरिक्त प्रभार में रहेंगे । 

3 . संख्या - को0प्र0 / स्था0 - 22 / 2012 - 2144 — श्री राम लक्षण सत्यार्थी (बिहार लेखा सेवा), राष्ट्रीय 
बचत कार्यपालक पदाधिकारी , मधेपुरा को अगले आदेश तक जिला भविष्य निधि पदाधिकारी, मधेपुरा के 
पद पर पदस्थापित किया जाता है । श्री सत्यार्थी राष्ट्रीय बचत कार्यपालक पदाधिकारी , मधेपुरा के भी 
अतिरिक्त प्रभार में रहेंगे । 

4 . संख्या- को0प्र0 / स्था0 - 22 / 2012- 2145 - श्री प्रकाश चंद्र पाठक (बिहार लेखा सेवा), राष्ट्रीय 
बचत कार्यपालक पदाधिकारी, बेगुसराय को अगले आदेश तक सहायक कोषागार पदाधिकारी , बेगुसराय के 
पद पर पदस्थापित किया जाता है । श्री पाठक राष्ट्रीय बचत कार्यपालक पदाधिकारी, बेगुसराय के भी 
अतिरिक्त प्रभार में रहेंगे। 

को0प्र0 / स्था0 - 22 / 2012- 2146 - श्री अरूण कुमार नं0 - 1 (बिहार लेखा सेवा), राष्ट्रीय 
बचत कार्यपालक पदाधिकारी, सिवान को अगले आदेश तक सहायक कोषागार पदाधिकारी, सिवान के पद 
पर पदस्थापित किया जाता है । श्री कुमार राष्ट्रीय बचत कार्यपालक पदाधिकारी, सिवान के भी 
अतिरिक्त प्रभार में रहेंगे । 


. ९गा 


बिहार गजट ( असाधारण ), 7 मार्च 2014 


6 . संख्या - को0प्र0 / स्था0 - 22 / 2012 - 2147 - श्री अरविन्द कुमार मंडल (बिहार लेखा सेवा ), राष्ट्रीय 
बचत कार्यपालक पदाधिकारी, सहरसा को अगले आदेश तक सहायक कोषागार पदाधिकारी , समस्तीपुर के 
पद पर पदस्थापित किया जाता है । श्री मंडल राष्ट्रीय बचत कार्यपालक पदाधिकारी, समस्तीपुर के भी 
अतिरिक्त प्रभार में रहेंगे । 

7 . संख्या - को0प्र0 / स्था0 - 22 / 2012- 2148 - श्री अमर नाथ पांडेय (बिहार लेखा सेवा ), राष्ट्रीय 
बचत कार्यपालक पदाधिकारी, पटना को अगले आदेश तक सहायक कोषागार पदाधिकारी , हाजीपुर के पद 
पर पदस्थापित किया जाता है । श्री पांडेय राष्ट्रीय बचत कार्यपालक पदाधिकारी, हाजीपुर के भी 
अतिरिक्त प्रभार में रहेंगे । 

___ 8 . संख्या - को0प्र0 / स्था0-22/ 2012- 2149 श्री शत्रुध्न सिंह (बिहार लेखा सेवा), राष्ट्रीय बचत 
कार्यपालक पदाधिकारी , बेतिया को अगले आदेश तक सहायक कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार , 
विकास भवन , पटना के पद पर पदस्थापित किया जाता है । श्री सिंह राष्ट्रीय बचत कार्यपालक 
पदाधिकारी, पटना के भी अतिरिक्त प्रभार में रहेंगे । 

9 . संख्या - को0प्र0 / स्था0 - 22 / 2012 -2150 — श्री अखौरी हरेन्द्र प्रसाद (बिहार लेखा सेवा ), राष्ट्रीय 
बचत कार्यपालक पदाधिकारी, सासाराम को अगले आदेश तक जिला भविष्य निधि पदाधिकारी, बेतिया के 
पद पर पदस्थापित किया जाता है। श्री प्रसाद राष्ट्रीय बचत कार्यपालक पदाधिकारी , बेतिया के भी 
अतिरिक्त प्रभार में रहेंगे । 

10 . संख्या - को0प्र0 / स्था0 - 22 / 2012- 2151 - श्री मनोज कुमार सहाय (बिहार लेखा सेवा), राष्ट्रीय 
बचत कार्यपालक पदाधिकारी, समस्तीपुर को अगले आदेश तक जिला भविष्य निधि पदाधिकारी, सहरसा 
के पद पर पदस्थापित किया जाता है । श्री सहाय राष्ट्रीय बचत कार्यपालक पदाधिकारी, सहरसा के भी 
अतिरिक्त प्रभार में रहेंगे। 

11 . संख्या - को0प्र0 / स्था0 - 22/ 2012- 2152 - श्री राकेश कुमार सिन्हा (बिहार लेखा सेवा), राष्ट्रीय 
बचत कार्यपालक पदाधिकारी, वैशाली को अगले आदेश तक सहायक कोषागार पदाधिकारी, सासाराम के 
पद पर पदस्थापित किया जाता है। श्री सिन्हा राष्ट्रीय बचत कार्यपालक पदाधिकारी , सासाराम के भी 
अतिरिक्त प्रभार में रहेंगे। 

बिहार - राज्यपाल के आदेश से , 

संजीव हंस , 
सचिव ( व्यय) । 


अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय , 
बिहार , पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट ( असाधारण ) 257 -571 + 10 - डी0टी0पी0 । 

Website: http ://egazette .bih .nic .in 


